रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 2 , 2018 / श्रावण 11 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , AUGUST 2 , 2018 /SHRAVANA 11, 1940 


सं . 3032 ] 


No . 3032 ]] 


NEW DELHI 


विदेश मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2018 
का . आ 3822( अ). केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र ( सुरक्षा परिषद) अधिनियम , 1947 ( 1947 का 43) के खंड 2 द्वारा 

करते हुए आतंकवाद निवारण और दमन ( सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन ), आदेश , 2016 का 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 
1. आतंकवाद निवारण और दमन ( सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन ), आदेश , 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त नियम कहा गया है ), की अनुसूची के उपाबंध 2 (जिसे मूल अधिसूचना में अनुलग्नक लिखा गया है), के शीर्षक " अ . व्यक्ति " 
के उप -शीर्षक " QDi . (क्यूडीआई) 161 नामः 1 : फरीद 2: ऐदर 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं ", "QDi. ( क्यूडीआई) 260 
नामः 1: डेनियल 2: मार्टिन 3: शिनिडर 4: उपलब्ध नहीं " तथा " QDi. (क्यूडीआई ) 132 नाम: 1 : अशरफ 2: अल -दागमा 3: 
उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं " और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा 
2. उक्त आदेश की , अनुसूची के , उपाबंध 1 ( जिसे मूल अधिसूचना में अनुलग्नक लिखा गया है), के शीर्षक " अ. व्यक्ति " के 
अधीन ; 
( क ) उपशीर्ष " QDi. ( क्यूडीआई) 282 नामः 1: कासिम 2. याह्या 3: मेहदी 4: अल -रिमी " और उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात: 
" QDi. ( क्यूडीआई) 282 नामः 1: कासिम 2. मोहम्मद 3: मेहदी 4: अल -रिमी " 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 5 जून 1978 जन्म स्थानः रेमा गांव , साना गवर्नेट (), यमन सुज्ञात उर्फः 
( क ) कासिम अल -रिमी ( ख ) कासिम अल -रेमी ( ग ) कासिम अल -रैमी ( घ ) कासिम अल - रामी ( ड .) कासिम मोहम्मद मेहदी अल 
रेमी ( च ) कासिम मोहम्मद मेहदी अल रिमी अल्प ज्ञात उर्फ : ( क ) कासिम याह्या मेहदी अब्द अल-रिमी ( ख ) अबु हुरेरा अल 
सानाई ( ग ) अबु अम्मार ( घ ) अबु हुरेरा राष्ट्रीयता: यमनी पासपोर्ट संख्याः यमनी पासपोर्ट संख्या 00344994, साना में 3 
जुलाई 1999 को जारी किया गया राष्ट्रीय पहचान संख्या यमनी राष्ट्रीय पहचान संख्या 973406, 3 जुलाई 1996 को जारी 
किया गया पताः यमन सूची में डाला गयाः 11 मई 2010 (15 अप्रैल 2014, 24 जून 2016 को संशोधित किया गया ) अन्य 
सूचना: माता का नामः फातिमा मुथ्थना याह्या। इंटरपोल -यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो 


4518GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


उपलब्ध। अरब प्रायद्वीप में अलकायदा का सरगना (क्यूडीई. 129), ऐमान अल - जवाहिरी (क्यूडीआई.006 ) के प्रति निष्ठा की 
प्रतिज्ञा ली । "; 
( ख ) उपशीर्ष " QDi. (क्यूडीआई ) 274 नामः 1: नासिर 2: अब्द- अल-करीम 3: अब्दुल्लाह 4: अल- वहीशी और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखीं जाएगीं , अर्थातः 
" QDi. (क्यूडीआई) 274 नामः 1: नासिर 2: अब्द- अल -करीम 3: अब्दुल्लाह 4: अल -वहीशी 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः क ) 1 अक्तूबर 1976 ख ) (08 / 10 / 1396 हिजरी कैलेण्डर ) जन्म स्थानः 
यमन सुज्ञात उर्फः क ) नासिर अल - वहीशी ख ) अबु बशीर नासिर अल - वहीशी ग) नासेर अबदेल अल -वहीशी घ ) नासिर अबद 
अल -करीम अल - वुहैशी ड .) अबु बशीर नासिर अल - बुहैशी च) नासेर अब्दुल -करीम अब्दुल्लाह अल - वुहिशी छ) अबु बशीर अल 
वहैशी ज ) अबु बशीर नासेर अल - वुहिशी झ ) अब्दुल करीम अब्दुल्लाह अल - वुहैशी ट ) नासेर अब्देलकरीम सालेह अल वहिशी 
अल्पज्ञात उर्फः क ) अबु बसीर ख ) अबु बशीर राष्ट्रीयताः यमनी पासपोर्ट संख्याः यमनी संख्या 40483 , 5 जनवरी 1997 को 
जारी किया गया राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः उपलब्ध नहीं सूची में डाला गयाः 19 जनवरी 2010 ( 15 अप्रैल 
2014 , 15 जून 2015, 24 जून 2016 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः पूर्व 2007 से काम किया , 2007 से यमन में 
अलकायदा ( एक्यूवाई ) और अरब प्रायद्वीप में अलकायदा का सरगना ( क्यूडीई.129 )। अलकायदा के वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़ा रहा , 
यह दावा किया कि वह 2003 से पहले ओसामा बिन लादेन ( मृत ) का सचिव था । ईरान में गिरफ्तार किया गया और 2003 में 
यमन को प्रत्यर्पित किया गया , जहां से वह 2006 में जेल से भाग गया । बताया जाता है कि जून 2015 में यमन में मर गया। "; 
( ग ) उपशीर्ष " QDi. ( क्यूडीआई ) 375 नामः 1 : बूबाकर 2: बेन हबीब 3: बेन अल- हकीम 4 : उपलब्ध नहीं और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखी जाएगी , अर्थातः 
" QDi . (क्यूडीआई) 375 नामः 1: बुबाकेर 2: बेन हबीब 3: बेन अल - हकीम 4: उपलब्ध नहीं 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 1 अगस्त 1983 जन्म स्थानः पेरिस , फ्रांस सुज्ञात उर्फः ( क) बुबाकर अल 
हकीम ( ख ) बुबाकेर अल हकीम अल्पज्ञात उर्फः ( क ) अबु अल मुकातेल ( ख ) अबु मुकातेल (ग ) अबु -मुकातिल अल -ट्यूनिसी ( घ ) अल 
हकीम बुबाकर राष्ट्रीयताः ( क ) फ्रांसीसी ( ख ) ट्यूनिशियाई पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं 
पताः सीरियाई अरब गणराज्य (सितंबर 2015 के अनुसार) सूची में डाला गयाः 29 सितंबर 2015( 24 जून 2016 को 
संशोधित किया गया ) अन्य सूचना इराक और लेवान्त ( आईएसआईएल ), इराक में अलकायदा के रूप में सूचीबद्ध 
( क्यूडीई. 115 ) में इस्लामिक स्टेट के लिएफ्रेंच-ट्यूनिशियन विदेशी आतंकी लड़ाका। "; 
( घ ) उपशीर्ष " QDi. (क्यूडीआई) 376 नामः 1: पीटर 2: शेरीफ 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखीं जाएंगी , अर्थातः 
" QDi . ( क्यूडीआई) 376 नामः 1 : पीटर 2: शेरीफ 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 26 अगस्त 1982 जन्म स्थानः पेरिस , 20वां जिला , फ्रांस सुज्ञात उर्फः 
उपलब्ध नहीं अल्पज्ञात उर्फः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयताः फ्रांसीसी पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध 
नहीं पताः अल मुकाल्ला , हदरामोट प्राविंस, यमन सूची में डाला गयाः 29 सितंबर 2015( 24 जून 2016 को संशोधित किया 
गया ) अन्य सूचनाः अरब प्रायद्वीप में अलकायदा का सदस्य (एक्यूएपी )( क्यूडीई . 129 )। 2012 में फ्रांस में अपनी गैर हाजरी में 
ही पांच साल के कारावास के लिए दोषसिद्ध किया गया । 2015 की स्थिति के अनुसार फ्रांसीसी प्राधिकारियों द्वारा वांछित । "; 
( ड.) उपशीर्ष " QDi . (क्यूडीआई) 095 नामः 1: लियोनेल 2: ड्यूमोंट 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखीं जाएंगी , अर्थातः 
" QDi. ( क्यूडीआई) 095 नामः 1: लियोनेल 2: ड्यूमोंट 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 29 जनवरी 1971 जन्म स्थानः रूबे , फ्रांस सुज्ञात उर्फः क ) जॉक ब्रुगैर ख ) 
अबु हमजा ग ) डी कार्लो एन्टोनियो घ ) मर्लीन ओलिबर क्रिस्टीयन रेने ड. ) अरफानी ईमाद बेन यूसेट हमजा च ) इमाम बेन 
यूसुफ अरफाज छ ) अबु हमजा ज ) अरफानी ईमाद अल्पज्ञात उर्फः क ) बिलाल ख ) हमजा ग ) कुमकाल घ ) कुमकाल ड .) मीन 
च)टिनेट छ ) ब्रुगैर ज ) दिमोन राष्ट्रीयताः फ्रांसीसी पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः 
फ्रांस सूची में डाला गयाः 25 जून 2003( 22 नवंबर 2004, 26 नवंबर 2004, 2 जुलाई 2007, 17 अक्तूबर 2007, 24 मार्च 
2009, 6 अगस्त 2010 , 24 जून 2016 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः मई 2004 में फ्रांस में हिरासत में । 2007 में 
फ्रांस में 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई । उसकी सजा 13 जुलाई 2023 को समाप्त होनी है और उसका बिना शर्त कारावास 
13 अगस्त 2020 को होना है । सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 ( 2008 के अनुसरण में समीक्षा 15 जून 2010 को की गई। "; 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( च ) उपशीर्ष " QDi. (क्यूडीआई ) 341 नामः 1: केविन 2: गुइयावार्च 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः 
उपशीर्ष " QDi. (क्यूडीआई) 341 नामः 1: केविन 2: गुइयावार्च 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 12 मार्च 1993 जन्म स्थानः पेरिस , फ्रांस सुज्ञात उर्फः उपलब्ध नहीं 
अल्पज्ञात उर्फः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयताः फ्रांसीसी पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः 
सीरियाई अरब गणराज्य ( 2012 से निवास करता है ) सूची में डाला गयाः 23 सितंबर 2014 ( 24 जून 2016 को संशोधित 
किया गया ) अन्य सूचनाः फ्रांसीसी आतंकी लड़ाका जिसने सीरिया की यात्रा की और लेवान्त के लोगों के लिए अल - नुसरा फ्रंट 
में शामिल हुआ ( क्यूडीई .137)। फ्रांस से सीरिया के लिए विदेशी आतंकी लड़ाकों का प्रबंध करता है। इंटरनेट के माध्यम से 
हिंसक प्रचार करने में सक्रिय। "; 
( छ ) उपशीर्ष " QDi. ( क्यूडीआई ) 378 नामः 1 : मैक्सिम 2: होचार्ड 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखीं जाएंगी , अर्थातः 
" QDi. ( क्यूडीआई) 378 नामः 1: मैक्सिम 2: होचार्ड 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 17 मार्च 1992 जन्म स्थानः सैं ओबै ले एलबॉफ , नॉरमेंडी, फ्रांस सुज्ञात 
उर्फः उपलब्ध नहीं अल्पज्ञात उर्फः अबु अब्दुल्लाह अल फ्रांसी राष्ट्रीयताः फ्रांसीसी पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय 
पहचान संख्याः फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान कार्ड संख्या 101127200129 ( सू -प्रेफेक्त्यूर ऑफ बैरने, फ्रांस और 4 नवबंर 2020 
को समाप्त होगा ) पताः सीरियाई अरब गणराज्य (सितंबर 2015 के अनुसार) सूची में डाला गयाः 29 सितंबर 2015 ( 24 जून 
2016 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः ईराक और लेवान्त में इस्लामिक स्टेट फ्रांसीसी विदेशी आतंकी लड़ाका , ईराक में 
अलकायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीई. 115)। एक आतंकवादी की हत्या और आतंकी आपराधिक एसोसिएशन में भागीदारी 
के लिए पेरिस में अभियोजक के कार्यालय के आतंकवादरोध प्रभाग के एक मजिस्ट्रेट द्वारा 20 जून 2015 को फ्रांसीसी 
गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया । 
( ज ) उपशीर्ष " QDi. (क्यूडीआई ) 135 नामः 1: दाउद 2: इब्राहिम 3: कासकर 4: उपलब्ध नहीं और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखीं जाएंगी , अर्थातः 
" QDi. ( क्यूडीआई) 135 नामः 1 : दाउद 2: इब्राहिम 3: कासकर 4: उपलब्ध नहीं 
पदवीः शेख पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 26 दिसंबर 2055 जन्म स्थानः खेर , रत्नागिरी, महाराष्ट्र, भारत सुज्ञात उर्फः ( क ) 
दाउद इब्राहिम ( ख ) शेख दाउद हसन ( ग ) अब्दुल हमीद अब्दुल अजीज ( घ ) अनीस इब्राहिम (ड .) अजीज दिलीप ( च ) दाउद 
हसन शेख इब्राहिम कासकर ( छ ) दाउद इब्राहिम मेमन कासकर ( ज ) दाउद हसन इब्राहिम कासकर ( झ ) दाउद इब्राहिम मेमन 
(ट ) दाउद साबरी ( ठ) कासकर दाउद हसन (ड ) शेख मोहम्मद इस्माइल अब्दुल रहमान ( ढ़ ) दाउद हसन शेख इब्राहिम ( ण ) 
दाउद भाई अल्पज्ञात उर्फः( क ) इब्राहिम शेख मोहम्मद अनीस ( ख ) शेख इस्माइल अब्दुल ( ग ) हिजरत ( घ ) शेख फारूकी (ड . ) 
बड़ा सेठ ( च ) बड़ा भाई ( छ ) इकबाल भाई (ज ) मुच्छड़ ( झ ) हाजी साहब राष्ट्रीयताः भारतीय पासपोर्ट संख्याः ( क ) भारतीय 
संख्या ए- 333602, 4 जून 1985 को मुम्बई , भारत में जारी किया गया ( बाद में भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट रद्द कर दिया 
गया ) ( ख ) भारतीय संख्या एम110522 , 13 नवंबर 1978 को मुम्बई में जारी किया गया ( ग ) भारतीय संख्या आर841697 , 
26 नवंबर 1981 को मुम्बई में जारी किया गया (घ ) भारतीय संख्या एफ823692( जद्दा), 2 सितंबर 1989 को जद्दा में भारत 
के प्रधान कोंसुल द्वारा जारी किया गया ( ड .) भारतीय संख्या ए501801( मुम्बई ) 26 जुलाई 1985 को जारी किया गया ( च ) 
भारतीय संख्या के560098 ( मुम्बई ) 30 जुलाई 1975 को जारी किया गया ( छ ) पासपोर्ट संख्या वी57865 ( मुम्बई) 3 अक्तूबर 
1983 को जारी किया गया ( ज ) पासपोर्ट संख्या पी537849 ( मुम्बई ) 30 जुलाई 1979 को जारी किया गया ( झ ) पासपोर्ट 
संख्या ए717288( दुरूपयोग ) 18 अगस्त 1985 को दुबई में जारी किया गया (ट ) पाकिस्तानी पासपोर्ट संख्या 
जी866537( दुरूपयोग ) 12 अगस्त 1991 को रावलपिंडी में जारी किया गया ( ठ ) पासपोर्ट संख्या सी - 267185 ( जुलाई 
1996 में कराची में जारी किया गया ) ( ड ) पासपोर्ट संख्या एच -123259 ( जुलाई 2001 में रावलपिंडी में जारी किया गया ) 
( ढ़ ) पासपोर्ट संख्या जी - 869537 ( रावलपिंडी में जारी किया गया ) ( ण ) पासपोर्ट संख्या केसी - 285901 राष्ट्रीय पहचान 
संख्याः उपलब्ध नहीं पताः ( क ) कराची, पाकिस्तान( वाइट हाउस, सउदी मस्जिद के समीप , क्लीफटन ) ( ख ) ( मकान नं . 37 
30वीं स्ट्रीट – डिफेंस , हाउसिंग अथोरिटी, कराची, पाकिस्तान ) (ग ) (कराची में नूराबाद के पहाड़ी क्षेत्र में महलनुमा बंगला ) 
( घ ) ( मारग्ला रोड़ एफ 6/ 2 स्ट्रीट नं . 22 में संपत्ति , कराची में मकान नं . 29 ) सूची में डाला गयाः 3 नवंबर 2003 ( 21 मार्च 
2006, 25 जुलाई 2006, 2 जुलाई 2007 , 11 मार्च 2010, 22 अगस्त 2016 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः पिता 
का नामः शेख इब्राहिम अली कासकर , माता का नाम अमिना बी , पत्नी का नाम महजबीन शेख है । भारत सरकार द्वारा 
अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया । सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 ( 2008) के अनुसरण में 20 मई 2010 को 
समीक्षा की गई। "; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


( झ ) उपशीर्ष " QDi. (क्यूडीआई ) 340 नामः 1: इमिली 2: कोनिग 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टियां रखी जाएगी , अथोतः 
" QDi. ( क्यूडीआई ) 340 नामः 1 : इमिली 2: एडविज 3: कोनिग 4: उपलब्ध नहीं 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 9 दिसंबर 1984 जन्म स्थानः प्लोमर , फ्रांस सुज्ञात उर्फः उपलब्ध नहीं 
अल्पज्ञात उर्फः इमिली समरा कोनिग राष्ट्रीयताः फ्रांसीसी पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं फ्रांसीसी पासपोर्ट संख्या 
05एटी521433 , 30 नवंबर 2005 को जारी किया गया ( लौरियों , फ्रांस की पुलिस के सू - प्रेफेक्त्यूर द्वारा जारी किया गया ) 
राष्ट्रीय पहचान संख्याः क ) फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान कार्ड संख्या 050456101445 , 19 मई 2005 को जारी किया गया 
( लौरियों , फ्रांस की पुलिस के सू-प्रेफेक्त्यूर द्वारा जारी किया गया ) ख ) फ्रांसीसी पहचान कार्ड संख्या 0205561020089 , 30 
मई 2002 को जारी किया गया ( इमिली एडविज कोनिग के नाम के अंतर्गत जारी किया गया ) पताः सीरियाई अरब गणराज्य 
( क्यूडीआई376 2013 से रहती है) सूची में डाला गयाः 23 सितंबर 2014 ( 24 जून 2016 को संशोधित किया गया ) अन्य 
सूचनाः फ्रांसीसी आतंकवादी लड़ाका जिसने सीरिया की यात्रा की और ईराक और लेवान्त में इस्लामिक स्टेट में शामिल हुआ । 
ईराक में अलकायदा ( एक्यूआई) के रूप में सूचीबद्ध ( क्यूडीई. 115 )। इंटरनेट के माध्यम से कट्टरवाद को फैलाने और 
अलकायदा( क्यूडीई .004 ) की विचारधारा का प्रचार करने में सक्रिय। फ्रांस के खिलाफ हिंसक गतिविधियां भड़काती है । 
आतंकी आपराधिक एसोसिएशन में उसकी भागीदारी के लिए पेरिस में अभियोजक के कार्यालय के आतंकवादरोध प्रभाग के 
एक मजिस्ट्रेट द्वारा 12 जून 2015 को फ्रांसीसी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया । 
3. उक्त आदेश की अनुसूची के उपाबंध 1 ( जिसे मूल अधिसूचना में अनुलग्नक लिखा गया है), के शीर्षक " अ. व्यक्ति ", के 
अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी , अर्थातः 
" QDi. ( क्यूडीआई) 391 नामः 1: तुर्की 2: मुबारक 3: अब्दुल्लाह 4: अहमद अल -बिनाली 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 3 सितंबर 1984 जन्म स्थानः अल मुहारर्क , बहरीन सुज्ञात उर्फः क ) तुर्की 
मुबारक अब्दुल्लाह अल बिनाली ख ) तुर्की मुबारक अल -बिनाली ग ) तुर्की अल - बेनाली घ ) तुर्की अल - बेनाली अल्पज्ञात उर्फः क ) 
अबु हुमान बक्र इब्न अब्द अल- अजीज अल - अथारी ख ) अबु बक्र अल- अथारी ग ) अबु हज्म अल - सलाफी घ ) अबु हुधैफा अल 
बहरेनी ड .) अबु खुजेमा अल- मुदारी च ) अबु सुफयान अल -सुलामी छ ) अबु देरघम ज ) अबु हुमान अल- अथारी राष्ट्रीयताः 
बहरीन ( जनवरी 2015 में नागरिकता समाप्त कर दी गई ) पासपोर्ट संख्याः क ) बहरीनी पासपोर्ट संख्या 2231616 ( 2 जनवरी 
2013 को जारी किया गया , 2 जनवरी 2023 को समाप्त होगा ) ख ) बहरीनी पासपोर्ट संख्या 1272611 (पिछला, 1 अप्रैल 
2003 को जारी किया गया ) राष्ट्रीय पहचान संख्याः 840901356 पताः उपलब्ध नहीं सूची में डाला गयाः 20 अप्रैल 2016 
अन्य सूचनाः धार्मिक अनुपालन पुलिस का प्रमुख और तथा ईराक और लेवान्त ( आईएसआईएल ) में इस्लामिक स्टेट के लिए 
विदेशी आतंकी लड़ाकों को भर्ती करने वाला, मध्य मई 2015 तक ईराक में अलकायदा (क्यूडीई. 115 ) के रूप में सूचीबद्ध। "; 
" QDi. (क्यूडीआई) 392 नामः 1: फैजल 2: अहमद 3: बिन अली 4: अल - जहरानी 
मूल पांडुलिपिः 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 19 जनवरी 1986 जन्म स्थानः उपलब्ध नहीं सुज्ञात उर्फः क ) फैजल 
अहमद अली अलजहरानी अल्पज्ञात उर्फ क ) अबु सारा अल - सउदी ख ) अबु सारा जहरानी राष्ट्रीयताः सउदी अरब पासपोर्ट 
संख्याः क ) सउदी अरब पासपोर्ट संख्या के 142736 (14 जुलाई 2011 को अल खफजी, सउदी अरब मे जारी किया गया ) ख ) 
सउदी पासपोर्ट संख्या जी579315 राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः सीरियाई अरब गणराज्य सूची में डाला गयाः 
20 अप्रैल 2016 अन्य सूचनाः ईराक और लेवान्त ( आईएसआईएल ) में इस्लामिक स्टेट का तेल और गैस प्रभाग का अग्रणी 
अधिकारी था , मई 2015 तक अल बरखा गवर्नेट , सीरिया अरब गणराज्य के लिए ईराक में अलकायदा( क्यूडीई. 115) के रूप 
में सूचीबद्ध।"; 
" QDi. ( क्यूडीआई) 393 नामः 1: तुआ 2: फेब्रिवान्सया 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 18 फरवरी 1968 जन्म स्थानः जकार्ता, इंडोनेशिया सुज्ञात उर्फः क ) तुआ 
फेब्रिवान्सया बिन आरिफ हसरूद्दीन ख ) तुआ फेब्रिवान्सया ग) मोहम्मद फक्री घ) मोहम्मद फक्रीया ड.) मोहम्मद फक्री 
अल्पज्ञात उर्फः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयताः इंडोनेशिया पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं क ) राष्ट्रीय पहचान संख्याः इंडोनेशियाई 
राष्ट्रीय पहचान कार्ड संख्याः 09.5004. 180268. 0074 पताः जालान बारू एलयूके , नं .1, आरटी 05 /07 , केलुरहन भक्ति 
जया सेतु सब -डिस्ट्रिक्ट , पामुलांग डिस्ट्रिक्ट , तांगरांग सेलाटन , बानटेन प्राविंस , इंडोनेशिया सूची में डाला गयाः 20 अप्रैल 
2016 अन्य सूचनाः इंडोनेशिया स्थित संगठन का सरगना जिसने ईराक और लेवान्त ( आईएसआईएल ) में इस्लामिक स्टेट के 
प्रति खुलेआम निष्ठा की कसम खाई है, ईराक में अलकायदा( क्यूडीई. 115) के रूप में सूचीबद्ध । भर्ती, धन उगाही और यात्रा के 
क्षेत्रों में आईएसआईएल को सहयोग दिया । इंडोनेशियाई प्राधिकारियों ने 21 मार्च 2015 को हिरासत में लिया और 
आतंकवादी अपराधों के आरोप लगाए। "; 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" QDi. ( क्यूडीआई) 394 नामः 1: हुसैन 2: जुऐथिनी 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 3 मई 1977 जन्म स्थानः नुसरत शरणार्थी शिविर, गाजा पट्टी, 
फिलिस्तीनी भूभाग सुज्ञात उर्फः क) हुसैन मोहम्मद हुसैन अलजेथनी ख) हुसैन मोहम्मद अल -जुऐथिनी ग) हुसैन मुहम्मद हुसैन 
अल- जुऐथिनी घ ) हुसैन मुहम्मद हुसैन अल -जुऐथिनी ड. ) हुसैन मुहम्मद हुसैन अल - जुऐथिनी अल्पज्ञात उर्फः अबु मुआत अल 
जुऐटनी राष्ट्रीयताः फिलिस्तीनी पासपोर्ट संख्याः 0363464 (फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया ) राष्ट्रीय पहचान 
संख्याः उपलब्ध नहीं पताः गाजा पट्टी, फिलिस्तीनी भूभाग सूची में डाला गयाः 20 अप्रैल 2016 अन्य सूचनाः ईराक और 
लेवान्त ( आईएसआईएल ) में इस्लामिक स्टेट , ईराक में अलकायदा ( क्यूडीई. 115), के रूप में सूचीबद्ध, सरगना अबु बक्र अल 
बगदादी, इब्राहिम अवाद इब्राहिम अली अल - बद्री अल - समारे " QDi. ( क्यूडीआई ) 299 " के रूप में सूचीबद्ध , और गाजा में 
सशस्त्र समूहों के बीच कड़ी। गाजा में आईएसआईएल का अस्तित्व को बनाने के लिए धन का इस्तेमाल कर रहा था ।"; 
" QDi. ( क्यूडीआई) 395 नामः 1: मुहम्मद 2: सोलेह 3: इब्राहिम 
पदवीः उस्ताद पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः सितंबर 1958 जन्म स्थानः देमाक , इंडोनेशिया सुज्ञात उर्फः क ) मोहम्मद सोलेह 
इब्राहिम ख ) मुहम्मद सोलेह इब्रोहिम ग ) मुहम्मद सोलेह इब्राहिम घ ) सोलेह इब्राहिम ड .) मुह सोलेह इब्राहिम अल्पज्ञात उर्फः 
उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयताः इंडोनेशिया पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः उपलब्ध नहीं 
सूची में डाला गयाः 20 अप्रैल 2016 अन्य सूचनाः 2014 से जेमाह अनसोरूत तोहिद ( जेएटी ) ( क्यूडीई. 133) के अमीर के 
रूप में काम किया है और ईराक और लेवान्त ( आईएसआईएल ), ईराक में अलकायदा के रूप में सूचीबद्ध ( क्यूडीई. 115) में 
इस्लामिक स्टेट को सहयोग दिया है। "; 
" QDi. (क्यूडीआई) 396 नामः 1: असलन 2: अवगाजारोविच 3: ब्यूटूकॉव 4: उपलब्ध नहीं 
नाम ( मूल पांडुलिपि): 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 22 अक्तूबर 1974 जन्म स्थानः किताओका , नॉवोसेलितस्की जिला , 
स्टॉवरोपॉल क्षेत्र , रूसी महासंघ सुज्ञात उर्फः उपलब्ध नहीं अल्पज्ञात उर्फः क ) आमिर खजमत ( मूल पांडुलिपिः ) ख ) 
अबुबकर ( मूल पांडुलिपिः ) राष्ट्रीयताः रूसी महासंघ पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं 
पताः अखारखो स्ट्रीट, 11, कातिर- यूर्त , अश्खोय-मार्टानोस्की जिला, चेचन्या गणराज्य , रूसी महासंघ सूची में डाला गयाः 3 
अगस्त 2016 अन्य सूचनाः आतंकवादी अपराधों के लिए रूसी महासंघ के प्राधिकारियों द्वारा वांछित । रियादुस - सालिखेन टोह 
की आत्मघाती बटालियन और चेचन शहीदों की तोड़फोड़ बटालियन ( आरएसआरएसबीसीएम )( क्यूडीई . 100) का नेतृत्व 
करता है। "; 
" QDi. ( क्यूडीआई) 397 नामः 1: ऐरात 2: नासिमोविच 3: वाखिटोव 4: उपलब्ध नहीं 
नाम ( मूल पांडुलिपि): 
पदवीः उपलब्ध नहीं पदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 27 मार्च 1977 जन्म स्थानः नाबेरझनी चेलनी, तातारस्तान गणराज्य , 
रूसी महासंघ सुज्ञात उर्फः सलमान बुल्गारस्की ( मूल पांडुलिपिः ) अल्पज्ञात उर्फः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयताः रूसी महासंघ 
पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः उपलब्ध नहीं सूची में डाला गयाः 3 अगस्त 2016 
अन्य सूचनाः किसी सीरियाई अथवा ईराकी नागरिक का नकली पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। अलनुसराह फ्रंट फोर द 
पीपल ऑफ द लेवान्त ( एएनएफ ) ( क्यूडीई. 137) " बुल्गार ग्रुप " का सदस्य , 100 लड़ाकों के समूह का नेतृत्व करता है । 
इटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषदविशष नोटिस में शामिल किए जाने के लिए फोटो उपलब्ध है । " ; 
4 . उक्त आदेश की अनुसूची के उपाबंध 1 (जिसे मूल अधिसूचना में अनुलग्नक लिखा गया है), के शीर्षक " बी . निकाय और 
अन्य समूह " के अधीन: 
( क ). उपशीर्ष " क्यूडीई. 129 नामः अरब प्रायदीप में अलकायदा( एक्युएपी ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थातः-- 
" क्यूडीई .129 नामः 1: अरब प्रायदीप में अलकायदा ( एक्यूएपी ) 
नाम ( मूल पांडुलिपि): 
उर्फः क ) अरब प्रायदीप में जिहाद संगठन का अलकायदा ख) तंजीम काइदत्त अल -जिहाद फी जाजीरत अल - अरब ग) अरब 
प्रायदीप में कायदा संगठन ( एक्यूएपी ) घ ) दक्षिण अरब प्रायदीप में अलकायदा ड .) अंसार अल- शरिया ( एएएस ) उर्फः यमन में 
अलकायदा ( एक्यूवाई ) पताः उपलब्ध नहीं सूची में डाला गयाः 19 जनवरी 2010 ( 4 अक्तूबर 2012 , 15 जून 2015 , 24 
जून 2016 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः एक्यूएपी अलकायदा का क्षेत्रीय सहयोगी है (क्यूडीई. 004 ) और एक 
सशस्त्र समूह है जो मुख्यतः अरब प्रायदीप में कार्रवाईयां करता है । अवस्थितिः यमन । वैकल्पिक अवस्थितिः सउदी अरब 
( 2004- 2006)। जनवरी 2009 में उस समय गठित किया गया जब यमन में अलकायदा सउदी अरब के अलकायदा के 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


आतंकवादियों के साथ मिल गया । एक्यूएपी का सरगना कासिम मोहम्मद मेहदी अल-रिमी ( क्यूडीआई . 282) है। अंसार अल 
शरिया का गठन 2011 के शुरूआत में एक्यूएपी द्वारा किया गया था और उसने यमन में सरकार और सिविलियन लक्ष्यों के 
खिलाफ बहुत से हमलों की जिम्मेदारी ली है। 
5. उक्त आदेश की अनुसूची के उपाबंध 2 (जिसे मूल अधिसूचना में अनुलग्नक लिखा गया है), के शीर्षक " क. व्यक्ति ", के 
अधीन : 
( क ). उपशीर्ष "टीएआई. 172 नामः 1 : कारी 2: रहमत 3: 4 : " के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थातः-- 
"टीएआई.172 नामः 1: रहमतुल्लाह 2: शाह नवाज 3: 4: 
नाम ( मूल पांडुलिपि ): 
पदवीः अलहाज पदः उपलब्ध नहीं जन्म तिथिः क ) 1981 ख ) 1982 जन्म स्थानः शादल ( शादाल का भिन्न रूप ) बाजार, 
अचीन जिला , नांगरहार प्रांत , अफगानिस्तान सुज्ञात उर्फः क ) कारी रहमत ( सूची में पहले से दर्ज ) ख ) कारी रहमत अल्पज्ञात 
उर्फः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयताः अफगान पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः क ) कमकई 
गाव , आचन जिला, नांगरहार प्रांत , अफगानिस्तान ख ) कमकई गांव , अचिन जिला , नांगरहार प्रांत , अफगानिस्तान ग ) 
सुरखेल गांव , अचिन जिला, नांगरहार प्रांत , अफगानिस्तान घ ) बाटन गांव , अचिन जिला, नांगरहार प्रांत , अफगानिस्तान सूची 
में डाला गयाः 21 अगस्त 2014 अन्य सूचनाः शारीरिक विवरणः आंखों का रंगः भूरा , बालों का रंगः काला , वजनः 77 - 81 
किलो, लंबाईः 178 सेंटीमीटर छोटी से लेकर मध्यम काली दाढ़ी , छोटे काले बाल। अप्रैल 2015 तक तालिबान की ओर से कर 

और रिश्वत इकट्ठी करता है। नांगरहार प्रांत , अफगानिस्तान में सूचना , दिशा -निर्देश, रहने के ठिकाने और हथियारों के बारे में 
तालिबान के कर्मियों के साथ संपर्क करता है और उसने विस्फोटक ( आईईडी) लगाए हैं और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल 
( आईएसएएफ ) और अफगान बलों के खिलाफ हमले किए हैं । मादक प्रदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है और अब्दुलखेल , 
अचिन जिला, नांगरहार प्रांत , अफगानिस्तान में हेरोईन की प्रयोगशाला चलाता है । 

[ फा . सं . यू.II/152/ 18/ 2012] 

दिनेश के. पटनायक, संयुक्त सचिव ( यूएनपी ) 
टिप्पणः मूल आदेश भारत के राजपत्र , असाधारण , संख्यांक का . आ . 2712 ( अ ), तारीख 16 अगस्त , 2016 द्वारा प्रकाशित 

किया गया था । 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

ORDER 

New Delhi, the 2nd August, 2018 
S . O . 3822 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations ( Security 
Council) Act, 1947 (43 of 1947 ), the Central Government hereby makes the following amendments in the 
Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions), Order, 2016, 
namely : 
1 . In the Prevention and suppression of Terrorism (Implementatiion of Security Council Resolution ) 
Order 2016 , (herein after referred to as the said Order ), in the Schedule, in Annexure 1 , under the heading “ A . 
Individuals”, the sub -heading “ QDi. 161 Name: 1: FARID 2: AIDER 3: na 4 : na” , “ QDi. 260 Name: 1: 
DANIEL 2 : MARTIN 3 : SCHNEIDER 4 : na” and “ QDi. 132 Name: 1 : ASCHRAF 2 : AL -DAGMA 3 : na 4 : 
na ” and the entries relating thereto shall be omitted ; 
2 . In the said Order, in the Schedule , in Annexure 1, under the heading “ A . Individuals” , 
(a ) for the sub -heading “ QDi.282 Name: 1: QASIM 2: YAHYA 3:MAHDI 4 : AL -RIMI” and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ QDi.282 Name: 1: QASIM 2 : MOHAMED 3 :MAHDI 4 : AL -RIMI 
Name (original script): pulä с. Jozo şthod 
Title: na Designation: na DOB: 5 Jun. 1978 POB: Raymah village, Sanaa Governorate ( ias), Yemen Good 
quality a.k .a.: (a ) Qasim Al-Rimi (b ) Qasim al-Raymi (c ) Qassim al-Raymi (d ) Qasim al- Rami (e ) Qasim 
Mohammed Mahdi Al Remi (f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi Low quality a.k .a.: (a )Qasim Yahya 


[ 971 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Mahdi Abd al-Rimi (b ) Abu Hurayrah al- Sana ai (c ) Abu Ammar (d ) Abu Hurayrah Nationality : Yemeni 
Passport no .: Yemeni passport number 00344994 , issued on 3 Jul. 1999 in Sanaa National identification no.: 
na Yemeni national identification number 973406 , issued on 3 Jul. 1996 Address : Yemen Listed on : 11 May 
2010 (amended on 15 Apr. 2014 , 24 Jun . 2016 ) Other information : Mother s name: Fatima Muthanna Yahya . 
Photo available for inclusion in the INTERPOL -UN Security Council Special Notice . Leader of Al-Qaida in 
the Arabian Peninsula ( QDe. 129 ) since Jun . 2015 , pledged loyalty to Aiman al-Zawahiri (QDi.006 )." ; 
(b ) for the sub -heading “ QDi.274 Name: 1: NASIR 2 : ABD - AL -KARIM 3 : ABDULLAH 4 : AL 
WAHISHI and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ QDi.274 Name: 1: NASIR 2 : ABD - AL -KARIM 3 : ABDULLAH 4 : AL -WAHISHI 
Name (original script): Juslipullauc ad dc suis all 
Title : na Designation : na DOB : a ) 1 Oct. 1976 b ) (08/ 10 / 1396 Hijri Calendar ) POB: Yemen Good quality 
a.k .a .: a ) Nasir al -Wahishi b ) Abu Basir Nasir al-Wahishi c ) Naser Abdel Karim al-Wahishi d ) Nasir Abd al 
Karim al-Wuhayshi e ) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g ) Abu 
Baseer al-Wehaishi h ) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser 
Abdelkarim Saleh Al Wahichi Low quality a.k .a .: a ) Abu Basir b ) Abu Bashir Nationality : Yemeni Passport 
no .: Yemeni number 40483, issued on 5 Jan . 1997 National identification no .: na Address: na Listed on : 19 
Jan . 2010 (amended on 15 Apr. 2014 , 15 Jun . 2015 , 24 Jun . 2016 ) Other information : Former Acted as Since 
2007, leader of Al- Qaida in Yemen (AQY) and Al- Qaida in the Arabian Peninsula ( QDe.129 ) since 2007 . 
Associated with senior Al-Qaida (QDe.004 ) leadership , claimed he was secretary to Usama Bin Laden 
( deceased ) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 
2006 . Reportedly deceased in Yemen in Jun . 2015.” ; 
( c ) for the sub -heading “ QDi.375 Name: 1 : BOUBAKER 2 : BEN HABIB 3 : BEN AL -HAKIM 4 : na ” 
and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ QDi. 375 Name: 1: BOUBAKER 2 : BEN HABIB 3 : BEN AL -HAKIM 4 : na 


Title : na Designation : na DOB : 1 Aug. 1983 POB: Paris, France Good quality a .k .a .: (a ) Boubakeur el-Hakim 
(b ) Boubaker el Hakim Low quality a .k .a .: (a ) Abou al Moukatel (b ) Abou Mouqatel (c ) Abu -Muqatil al 
Tunisi (d ) El Hakim Boubakeur Nationality : ( a ) French (b ) Tunisian Passport no.: na National identification 
no.: na Address : Syrian Arab Republic (as at Sep . 2015 ) Listed on : 29 Sep . 2015 ( amended on 24 Jun . 2016 ) 
Other information : French - Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant ( ISIL ), 
listed as Al- Qaida in Iraq ( Qde . 115 )." ; 
(d ) for the sub -heading “ QDi.376 Name: 1: PETER 2 : CHERIF 3: na 4 : na” and the entries relating 
thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ QDi. 376 Name: 1: PETER 2 : CHERIF 3 : na 4 : na 
Title : na Designation : na DOB : 26 Aug . 1982 POB : Paris , 20th district, France Good quality a .k .a .: na Low 
quality a .k .a.: na Nationality : French Passport no .: na National identification no .: na Address : Al Mukalla , 
Hadramawtprovince , Yemen Listed on : 29 Sep . 2015 (amended on 24 Jun . 2016 ) Other information: Member 
of Al- Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP ) ( QDe. 129). Convicted in absentia to five years in prison in 
France in 2012 . Wanted by French authorities as of 2015 .” ; 
( e ). for the sub - heading “ QDi.095 Name: 1 : LIONEL 2 : DUMONT 3 : na 4 : na and the entries relating 
thereto , the following shall be substituted, namely : 
“ QDi.095 Name: 1: LIONEL 2 : DUMONT 3 : na 4 : na 
Title : na Designation : na DOB : 29 Jan . 1971 POB: Roubaix , France Good quality a .k .a.: a ) Jacques Brougere 
b ) Abu Hamza c ) Di Karlo Antonio d ) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) 
Imam Ben Yussuf Arfaj g ) Abou Hamza h ) Arfauni Imad Low quality a .k .a .: a ) Bilal b ) Hamza c ) Koumkal d ) 
Kumkal e ) Merlin f ) Tinet g ) Brugere h ) Dimon Nationality : French Passport no .: na National identification 
no .: na Address: France Listed on : 25 Jun. 2003 ( amended on 22 Nov. 2004 , 26 Nov . 2004 , 2 Jul. 2007, 17 
Oct. 2007 , 24 Mar. 2009 , 6 Aug. 2010 , 24 Jun . 2016 ) Other information : In custody in France as of May 2004 . 
Sentenced to 25 years imprisonment in France in 2007. His sentence is due to end on 13 Jul 2023 and his 
unconditional detention to end on 13 Aug. 2020 . Review pursuant to Security Council resolution 1822 ( 2008 ) 
was concluded on 15 Jun . 2010 ." ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


(f ). for the sub -heading “ QDi.341 Name: 1: KEVIN 2 : GUIAVARCH 3 : na 4 : na” and the entries relating 
thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ QDi.341 Name: 1 : KEVIN 2 : GUIAVARCH 3 : na 4 : na 
Title: na Designation : na DOB : 12 Mar. 1993 POB : Paris, France Good quality a.k .a.: na Low quality a.k .a.: 
na Nationality : French Passport no .: na National identification no .: na Address: Syrian Arab Republic (located 
in since 2012 ) Listed on : 23 Sep . 2014 ( amended on 24 Jun . 2016 ) Other information : French terrorist fighter 
who travelled to Syria and joined Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Facilitator of 
foreign terrorist fighters from France to Syria . Activist in violent propaganda through the Internet." ; 
(g ) for the sub -heading “ QDi.378 Name: 1: MAXIME 2 : HAUCHARD 3: na 4 : na ” and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ QDi.378 Name: 1:MAXIME 2: HAUCHARD 3 : na 4 : na 
Title: na Designation : na DOB : 17 Mar. 1992 POB : Saint Aubin les Elbeuf, Normandy , France Good quality 
a .k .a .: na Low quality a .k .a .: Abou Abdallah al Faransi Nationality : French Passport no .: na National 
identification no.: French national identity card number 101127200129 (issued by the Sous- Préfecture of 
Bernay, France and expires 4 Nov . 2020 ) Address : Syrian Arab Republic (as at Sep . 2015 ) Listed on : 29 Sep . 
2015 (amended on 24 Jun . 2016 ) Other information : French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq 
and the Levant, listed as Al- Qaida in Iraq (QDe. 115 ). French arrest warrant issued on 20 Jan . 2015 by a 
magistrate of the anti- terrorism division of the Prosecutor s Office in Paris for murder in connection with a 
terrorist entity and participation in a terrorist criminal association .” ; 
(h ) for the sub -heading “ QDi.135 Name: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4 : na” and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ QDi.135 Name: 1: DAWOOD 2 : IBRAHIM 3 : KASKAR 4 : na 
Title : Sheikh Designation : na DOB : 26 Dec . 1955 POB : (b ) Kher , Ratnagiri, Maharashtra , India Good quality 
a .k .a .: ( a ) Dawood Ebrahim (b ) Sheikh Dawood Hassan (c ) Abdul Hamid Abdul Aziz (d ) Anis Ibrahim ( e ) 
Aziz Dilip (f ) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar (g ) Daud Ibrahim Memon Kaskar ( h ) Dawood Hasan 
Ibrahim Kaskar (i) Dawood Ibrahim Memon (j) Dawood Sabri (k ) Kaskar Dawood Hasan (1) Shaikh Mohd 
Ismail Abdul Rehman (m ) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim (n ) Dawood Bhai Low quality a.k .a .: ( a ) Ibrahim 
Shaikh Mohd Anis (b ) Shaikh Ismail Abdul (c ) Hizrat (d ) Sheikh Farooqi ( e ) Bada Seth (f) Bada Bhai ( g) 
Iqbal Bhai (h ) Mucchad (i) Haji Sahab _Nationality : Indian Passport no.: (a ) Indian number A - 333602 , issued 
on 4 Jun . 1985 , issued in Bombay, India (passport subsequently revoked by the Government of India ) (b ) 
Indian number M110522 , issued on 13 Nov . 1978 , issued in Bombay (c ) Indian number R841697 , issued on 
26 Nov . 1981 , issued in Bombay (d ) Indian number F823692 (JEDDAH ) issued by CGI in Jeddah , issued on 
2 Sep . 1989 ( e) Indian number A501801 (BOMBAY ), issued on 26 Jul. 1985 (f) Indian number K560098 
(BOMBAY), issued on 30 Jul. 1975 ( g ) Passport number V57865 (BOMBAY), issued on 3 Oct. 1983 (h ) 
Passport number P537849 (BOMBAY) , issued on 30 Jul. 1979 (i) Passport number A717288 (MISUSE ), 
issued on 18 Aug. 1985 , issued in Dubai (j) Pakistani number G866537 (MISUSE ), issued on 12 Aug. 1991, 
issued in Rawalpindi ( k ) Passport number C - 267185 ( issued in Karachi in Jul.1996 ) (1) Passport number H 
123259 (issued in Rawalpindi in Jul. 2001) ( m ) Passport number G - 869537 (issued in Rawalpindi) (n ) 
Passport number KC - 285901 National identification no .: na Address : (a ) Karachi, Pakistan ( White House, 
Near SaudiMosque , Clifton ) (b ) (House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority , Karachi, Pakistan ) 
(c ) ( Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi) ( d ) ( Property at Margalla Raod F 6 /2 Street 
no . 22 , House number 29 in Karachi ) Listed on : 3 Nov. 2003 ( amended on 21 Mar. 2006 , 25 Jul. 2006 , 2 Jul. 
2007 , 11 Mar. 2010 , 22 August 2016 ) Other information : Father s name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar , 
mother s name is Amina Bi, wife s name is Mehjabeen Shaikh . International arrest warrant issued by the 
Government of India . Review pursuant to Security Council resolution 1822 ( 2008 ) was concluded on 20 May 
2010 .” ; 
( i) for the sub - heading “ QDi. 340 Name: 1: EMILIE 2 : KONIG 3 : na 4 : na ” and the entries relating 
thereto , the following shall be substituted, namely : 
“ QDi.340 Name: 1: EMILIE 2 : EDWIGE 3 : KONIG 4 : na 
Title : na Designation : na DOB : 9 Dec. 1984 POB : Ploemeur, France Good quality a .k .a .: na Low quality 
a .k .a .: na Emilie Samra Konig Nationality : French Passport no.: na French passport number 05AT521433 , 


[ TT II - 905 3 (ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


issued on 30 Nov. 2005 (issued by the sous -prefecture of police of Lorient, France) National identification 
no .: na a ) French national identity card number 050456101445 , issued on 19 May 2005 (issued by the sous 
prefecture of police of Lorient, France ) b ) French identity card number 0205561020089, issued on 30 May 
2002 (issued under name Emilie Edwige Konig ) Address : Syrian Arab Republic (locaQDi376 ted in since 
2013 ) Listed on : 23 Sep . 2014 ( amended on 24 Jun . 2016 ) Other information : French terrorist fighter who 
travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al- Qaida in Iraq (AQI) ( QDe. 115 ). 
Active in radicalizing and propagating Al- Qaida s ( QDe.004 ) ideology through the Internet . Incites violent 
activities against France . French arrest warrant issued on 12 Jun . 2015 by a magistrate of the anti -terrorism 
division of the Prosecutor s Office in Paris for her participation in a terrorist criminal association .” ; 
3 . In the said Order , in the Schedule, in Annexure 1, under the heading “ A . Individual” , the following 
entries shall be inserted at the end , namely : 
“ QDi.391 Name: 1: TURKI 2 : MUBARAK 3 : ABDULLAH 4 : AHMAD AL -BINALI 
Title : na Designation : na DOB : 3 Sep . 1984 POB : Al Muharraq , Bahrain Good quality a .k.a .: a ) Turki 
Mubarak Abdullah Al Binali b ) Turki Mubarak al- Binali c ) Turki al- Benali d ) Turki al-Binali Low quality 
a .k .a .: a ) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al- Athari b ) Abu Bakr al-Athari c ) Abu Hazm al- Salafi d ) Abu 
Hudhayfa al-Bahrayni e ) Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al- Sulami g ) Abu Dergham h ) Abu Human 
al - Athari Nationality : Bahrain (citizenship revoked in Jan . 2015 ) Passport no .: a ) Bahraini passport number 
2231616 ( issued on 2 Jan . 2013 , expires on 2 Jan . 2023 ) b ) Bahraini passport number 1272611 (previous, 
issued on 1 Apr. 2003) National identification no .: 840901356 Address: na Listed on : 20 April 2016 Other 
information : Head of religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist fighters for Islamic State 
in Iraq and the Levant (ISIL ), listed as Al-Qaida in Iraq ( QDe. 115 ), as of mid -May 2015 .” ; 
“ QDi. 392 Name: 1: Faysal 2 : Ahmad 3 : Bin Ali 4 : al- Zahrani 
Original Script: Ja soalisto çil is jy 
Title : na Designation : na DOB : 19 Jan . 1986 POB: na Good quality a.k .a.: a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani 
Low quality a.k .a.: a ) Abu Sarah al-Saudi b ) Abu Sara Zahrani Nationality : Saudi Arabia Passport no .: a ) 
Saudi Arabian passport no . K142736 (issued 14 Jul. 2011 in Al-Khafji, Saudi Arabia ) b ) Saudi Arabian 
passport no. G579315 National identification no.: na Address : Syrian Arab Republic Listed on : 20 April 
2016 Other information : Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant 
( ISIL ), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe. 115 ), for Al Barakah Governorate , Syrian Arab Republic , as of May 
2015 .” ; 
“ QDi. 393 Name: 1: TUAH 2 : FEBRIWANSYAH 
Title : na Designation : na DOB : 18 Feb . 1968 POB : Jakarta , Indonesia Good quality a.k .a .: a ) Tuah 
Febriwansyah bin Arif Hasrudin b ) Tuwah Febriwansah c ) Muhammad Fachri d ) Muhammad Fachria (e ) 
Muhammad Fachry Low quality a.k .a .: na Nationality : Indonesia Passport no .: na National identification no .: 
Indonesian National Identity Card number 09 .5004 . 180268 .0074 Address : Jalan Baru LUK , No. 1, RT 05 /07 , 
Kelurahan Bhakti Jaya , Setu Sub -district , Pamulang District, Tangerang Selatan , Banten Province , Indonesia 
Listed on : 20 April 2016 Other information : Leader of an Indonesia -based organization that has publicly 
sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL ), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe. 115 ). 
Provided support to ISIL in the areas of recruitment, fundraising, and travel. Detained in Indonesia by 
Indonesian authorities as of 21 March 2015 and charged with terrorism offenses.” ; 
“ QDi.394 Name: 1: Husayn 2 : Juaythini 
Title : na Designation : na DOB : 3 May 1977 POB: Nuseirat Refugee Camp , Gaza Strip , Palestinian Territories 
Good quality a .k .a .: a ) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b ) Husayn Muhammad al-Juaythini c ) Husayn 
Muhammad Husayn al- Juaythini d ) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e ) Husayn Muhammad Husayn 
Juaythini Low quality a .k .a .: Abu Muath al-Juaitni Nationality : Palestinian Passport no .: 0363464 (issued by 
Palestinian Authority ) National identification no .: na Address : Gaza Strip , Palestinian Territories Listed on : 
20 April 2016 Other information : Link between Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL ), listed as Al- Qaida 
in Iraq ( QDe.115 ), leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al- Badri al- Samarrai 
(QDi.299 ), and armed groups in Gaza. Was using money to build an ISIL presence in Gaza.” ; 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


“ QDi.395 Name: 1: Muhammad 2 : Sholeh 3 : Ibrahim 
Title : Ustad Designation : na DOB : Sep . 1958 POB : Demak , Indonesia Good quality a.k.a.: a ) Mohammad 
Sholeh Ibrahim b ) Muhammad Sholeh Ibrohim c ) Muhammad Soleh Ibrahim d ) Sholeh Ibrahim e ) Muh 
Sholeh Ibrahim Low quality a.k.a.: na Nationality: Indonesia Passport no .: na National identification no.: na 
Address : na Listed on: 20 April 2016 Other information : Has served as the acting emir of Jemmah Anshorut 
Tauhid (JAT) (QDe. 133) since 2014 and has supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL ), listed as 
Al- Qaida in Iraq ( Qde . 115 ).” ; 
“ QDi.396 Name: 1: ASLAN 2: AVGAZAROVICH 3 : BYUTUKAEV 4 : na 
Name (original script): Acah Abrazapobiy biotykaeb 
Title: na Designation : na DOB : 22 Oct. 1974 POB : Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region , 
Russian Federation Good quality a .k .a.: na Low quality a .k .a .: a ) Amir Khazmat (original script: Amup 
Xa3mat) b ) Abubakar (original script: Abybakap ) Nationality : Russian Federation Passport no.: na National 
identification no .: na Address: Akharkho Street, 11 , Katyr- Yurt, Achkhoy -Martanovskiy District, Republic of 
Chechnya , Russian Federation Listed on : 3 Aug. 2016 Other information : Wanted by the authorities of the 
Russian Federation for terrorist crimes. Commands a suicide battalion of Riyadus -Salikhin Reconnaissance 
and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM ) ( QDe. 100 )." ; 
“ QDi.397 Name: 1 : AYRAT 2 : NASIMOVICH 3 : VAKHITOV 4 : na 
Name (original script): Aŭpat HacHMOBAY BaXUTOB 
Title : na Designation: na DOB : 27 Mar. 1977 POB : Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan , Russian 
Federation Good quality a .k .a .: Salman Bulgarskiy (original script: Camah bysrapckué ) Low quality a .k .a .: 
na Nationality : Russian Federation Passport no .: na National identification no.: na Address : na Listed on : 3 
Aug. 2016 Other information : May use a fake passport of a Syrian or Iraqi citizen . Member of the Al-Nusrah 
Front for the People of the Levant (ANF) (QDe. 137 ) , “ Bulgar Group” , leads a group of 100 fighters . Photo 
available for inclusion in the INTERPOL -UN Security Council Special Notice.” . 
4 . In the said Order, in the Schedule, in Annexure 1 , under the heading “ B . Entities and other 
groups” , 
(a ). for the sub -heading “ QDe. 129 Name: AL -QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)” , the 
following shall be substituted , namely : 
“ QDe. 129 Name: AL - QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP ) 
Name (original script): ödclül dönja well 
A . k .a .: a ) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b ) Tanzim Qa idat al-Jihad fi Jazirat al 
Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP ) d ) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula 
e ) Ansar al- Shari a (AAS ) F .k .a .: Al-Qaida in Yemen (AQY) Address: na Listed on : 19 Jan . 2010 ( amended 
on 4 Oct. 2012 , 15 Jun . 2015 , 24 Jun . 2016 ) Other Information : AQAP is a regional affiliate of Al- Qaida 
( QDe.004 ) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula . Location : Yemen . Alternative 
location : Saudi Arabia ( 2004 – 2006 ). Formed in Jan . 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi 
Arabian Al- Qaida operatives. Leader of AQAP is Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi ( QDi.282). Ansar al 
Shari a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against 
both government and civilian targets. 
5 . In the said Order, in the Schedule, in Annexure 2 , under the heading “ A . Individuals” , 
(a ). for the sub -heading “ TAI. 172 Name: 1: QARI 2 : RAHMAT 3 : 4 : " , the following shall be 
substituted , namely : 
“ TAI. 172 Name: 1 : RAHMATULLAH 2 : SHAH NAWAZ 3 : 4 : 


Name (original script نواز 
شاه 
الله 
رحمت 
رحمت 
قاری 
:( 


Title : na Alhaj Designation : na DOB : a ) 1981 b ) 1982 POB : Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, 
Nangarhar Province , Afghanistan Good quality a .k .a .: a ) Qari Rahmat ( previously listed as) b ) Kari Rahmat 
Low quality a .k .a .: na Nationality : na Afghan Passport no .: na National identification no .: na Address: a ) 
Kamkai Village , Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan b ) Kamkai Village, Achin District, 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


Nangarhar Province, Afghanistan c ) Surkhel village , Achin District , Nangarhar Province , Afghanistan d ) 
Batan village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Listed on : 21 Aug. 2014 Other information : 
Physical description : eye colour: brown, hair colour: black , weight: 77 -81 kg , height: 178 cm short- to -medium 
black beard , short black hair. Belongs to Shinwari tribe, Sepahi sub -tribe. A Taliban commander since at least 
Feb. 2010. Collects taxes and bribes on behalf of the Taliban as of April 2015. Liaises with and provides 
Taliban operatives in Nangarhar Province, Afghanistan , with information , guidance , housing and weapons and 
has emplaced improvised explosive devices ( IED ) and conducted attacks against International Security 
Assistance Force ( ISAF) and Afghan forces. Involved in drug trafficking and operates heroin laboratory in 
Abdulkhel village , Achin district, Nangarhar province, Afghanistan . 

[ F . No . U . II/ 152 / 18 /2012 ] 

DINESH K . PATNAIK , Jt. Secy . (UNP ) 
Foot Note : The Principal order was published in the Gazette of India Extraordinary , vide S .O . Number 

2712 (E ), dated the 16th August , 2016 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018 .08.08 
19: 19 :52 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Uploaded by De o persoane nu mai este Pin ,New Delhi 106 


